HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


159 


2 . 


भाग- I 
हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 7 जुलाई , 2021 
संख्या लैज . 15 / 2021.- दि हरियाणा शॉट टाइटॅलज़ अमेन्डमेन्ट ऐक्ट , 2021 , का निम्नलिखित 
हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 जून , 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 ( 1969 का 17 ) की धारा 4 - क के खण्ड ( क ) 
के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा : 

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15 
हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन अधिनियम , 2021 
हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा 
पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम 
में संशोधन करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 
1 . यह अधिनियम हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन अधिनियम , 2021 , कहा जा सकता है । 

संक्षिप्त नाम । 
इस अधिनियम में , जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

परिभाषाएं । 
( क ) " पंजाब अधिनियम " तथा " पूर्वी पंजाब अधिनियम ” से अभिप्राय है , पंजाब या पूर्वी पंजाब 

राज्य , जैसी भी स्थिति हो , के लिए प्रथम नवम्बर , 1966 से पहले सक्षम विधानमण्डल या 
अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित अधिनियम और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से 

हरियाणा राज्य को लागू हैं ; 
( ख ) " अनुसूची ” से अभिप्राय है , इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची । 
3 . अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पंजाब अधिनियम और पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त पंजाब तथा पूर्वी 
नाम में , " पंजाब ” तथा “ पूर्वी पंजाब " शब्दों के स्थान पर , " हरियाणा " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 

पंजाब अधिनियमों 

के संक्षिप्त नाम में 
प्रथम नवम्बर , 1966 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा । 

संशोधन । 
धारा 3 द्वारा अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों के पंजाब अधिनियमों 
संक्षिप्त नाम में किसी संशोधन के होते हुए भी , उन अधिनियमों के सामने अनुसूची के खाना 3 में तथा पूर्वी पंजाब 
विनिर्दिष्ट क्रमशः संख्या तथा वर्ष के सन्दर्भ में अधिनियमों का उद्धरण , अपरिवर्तित रहेगा । 

उद्धरण का 

अपरिवर्तित रहना । 
जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों 
पंजाब अधिनियमों , उक्त पंजाब अधिनियम तथा पूर्वी पंजाब अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों , तथा पूर्वी पंजाब 

अधिनियमों के 
विनियमों , उप - विधियों , स्कीमों या जारी की गई अधिसूचनाओं या आदेशों में या किसी अन्य लिखत में 

अधीन बनाया गया 
संक्षिप्त नाम के किसी सन्दर्भ का अर्थ इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त पंजाब अधिनियम के अधीनस्थ विधान 
संक्षिप्त नाम के सन्दर्भ के रूप में होगा । 

का अर्थ । 

अनुसूची 
क्रम अधिनियम का नाम 

अधिनियम संख्या तथा वर्ष 
संख्या 
1 . पंजाब विधि अधिनियम , 1872 

1872 का पंजाब अधिनियम 4 
पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम , 1883 

1883 का पंजाब अधिनियम 20 
पंजाब अभिधृती अधिनियम , 1887 

1887 का पंजाब अधिनियम 16 
पंजाब भू - राजस्व अधिनियम , 1887 

1887 का पंजाब अधिनियम 17 


4 . 


5 . 


2 . 


3 . 


4 . 


160 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


5 . 


1919 का पंजाब अधिनियम 9 


to 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


1898 का पंजाब अधिनियम 1 
1899 का पंजाब अधिनियम 1 
1900 का पंजाब अधिनियम 2 
1905 का पंजाब अधिनियम 3 
1912 का पंजाब अधिनियम 5 
1913 का पंजाब अधिनियम 1 
1913 का पंजाब अधिनियम 2 
1913 का पंजाब अधिनियम 3 
1914 का पंजाब अधिनियम 1 
1914 का पंजाब अधिनियम 2 
1916 का पंजाब अधिनियम 1 
1916 का पंजाब अधिनियम 2 
1918 का पंजाब अधिनियम 6 
1918 का पंजाब अधिनियम 7 
1918 का पंजाब अधिनियम 8 
1920 का पंजाब अधिनियम 1 
1920 का पंजाब अधिनियम 2 
1923 का पंजाब अधिनियम 5 
1926 का पंजाब अधिनियम V 
1926 का पंजाब अधिनियम XI 
1927 का पंजाब अधिनियम III 
1930 का पंजाब अधिनियम I 
1930 का पंजाब अधिनियम II 
1932 का पंजाब अधिनियम I 
1934 का पंजाब अधिनियम III 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


पंजाब न्यायालय ( अनुपूरक ) अधिनियम , 1918 
पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम , 1898 
पंजाब नदी तटीय सीमा अधिनियम , 1899 
पंजाब भू – परिरक्षण अधिनियम , 1900 
पंजाब लघु नहर अधिनियम , 1905 
सरकारी भूमि उपनिवेशन ( पंजाब ) अधिनियम , 1912 
पंजाब शुफा अधिनियम , 1913 
बंधक - मोचन ( पंजाब ) अधिनियम , 1913 
पंजाब वन ( इमारती लकड़ी की बिक्री ) अधिनियम , 1913 
पंजाब आबकारी अधिनियम , 1914 
पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम , 1914 
पंजाब सैनिक परिवहन अधिनियम , 1916 
पंजाब चिकित्सा पंजीकरण अधिनियम , 1916 
पंजाब न्यायालय अधिनियम , 1918 
पंजाब किशोर धूम्रपान अधिनियम , 1918 
पंजाब ग्राम तथा लघु नगर गश्त अधिनियम , 1918 
पंजाब परिसीमा ( रूढ़ि ) अधिनियम , 1920 
पंजाब रूढ़ि ( प्रतिवाद करने की शक्ति ) अधिनियम , 1920 
पंजाब स्थानीय विकल्प अधिनियम , 1923 
पंजाब आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम , 1926 
पंजाब किशोरबन्दी अधिनियम , 1926 
पंजाब जिला बोर्ड ( कर विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1927 
पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम , 1930 
पंजाब रजिस्ट्रीकरण विधिमान्यकरण अधिनियम , 
पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1932 
पंजाब लघु नगर ( कर विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1934 
पंजाब नगरपालिका ( कर विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1934 
पंजाब कर्जदारी सहायता अधिनियम , 1934 
पंजाब उद्योग राज्य - सहायता अधिनियम , 1935 
पंजाब ऋणी संरक्षण अधिनियम , 1936 
पंजाब प्रतिलिपिकरण फीस अधिनियम , 1936 
पंजाब साहूकर - पंजीकरण अधिनियम , 1938 
पंजाब बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम , 1938 
पंजाब ऋणी संरक्षण ( संशोधन ) अधिनियम , 1938 
पंजाब विधानसभा ( पद ) अधिनियम , 1939 
पंजाब जागीर अधिनियम , 1941 
पंजाब अशिष्ट विज्ञापन दमन अधिनियम , 1941 
पंजाब नगरीय अचल सम्पत्ति कर ( सूची विधिमान्यकरण ) 
अधिनियम , 1943 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


1930 


39 . 


30 . 


31 . 


1934 का पंजाब अधिनियम IV 


32 . 


33 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 


1934 का पंजाब अधिनियम VII 
1935 का पंजाब अधिनियम V 
1936 का पंजाब अधिनियम 2 
1936 का पंजाब अधिनियम 5 
1938 का पंजाब अधिनियम 3 
1938 का पंजाब अधिनियम 4 
1938 का पंजाब अधिनियम IX 
1939 का पंजाब अधिनियम 7 
1941 का पंजाब अधिनियम V 
1941 का पंजाब अधिनियम 7 
1943 का पंजाब अधिनियम v 


38 . 


39 . 


40 . 


41 . 


42 . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


161 


43 . 


44 . 


45 . 


46 . 


47 . 


48 . 


49 . 


50 . 


51 . 


52 . 


53 . 


पूर्वी पंजाब स्थानीय प्राधिकरण ( कृत्य - निर्बन्धन ) अधिनियम , 1947 1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 9 
पूर्वी पंजाब सशस्त्र दल ( गिरफ्तारी तथा निरोध ) अधिनियम , 1947 1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 11 
पूर्वी पंजाब परिसीमा विस्तारण अधिनियम , 1947 

1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XVI 
पूर्वी पंजाब शरणार्थी पुनर्वास ( कर्जा तथा अनुदान ) अधिनियम , 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 2 
पूर्वी पंजाब शरणार्थी ( दावा पंजीकरण ) अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 8 
पूर्वी पंजाब शीरा ( नियन्त्रण ) अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XI 
पूर्वी पंजाब शरणार्थी ( भूमि दावा पंजीकरण ) अधिनियम , 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XII 
पूर्वी पंजाब ( बन्दी आदान - प्रदान ) अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 13 
पूर्वी पंजाब ( धार्मिक तथा सामाजिक निर्योग्यताओं का हटाना ) | 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 16 
अधिनियम , 1948 
पूर्वी पंजाब कारखाना ( विखण्डकरण नियन्त्रण ) अधिनियम , 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 20 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 22 
पूर्वी पंजाब कपास ( आंकड़ा ) अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 23 
पूर्वी पंजाब वासगृह परिगणना अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 24 
पूर्वी पंजाब विशेष अधिकरण ( संस्थगन ) अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 29 
पूर्वी पंजाब शरणार्थी पुनर्वास ( भवन तथा भवन स्थल ) 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 42 
अधिनियम , 1948 
पूर्वी पंजाब शरणार्थी पुनर्वास ( गृह निर्माण ऋण ) अधिनियम , 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 43 
पंजाब पशुधन तथा पक्षी रोग अधिनियम , 1948 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 47 
पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम ) 

1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 
अधिनियम , 1948 
पूर्वी पंजाब ईट - आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम , 1949 

1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम I 
पूर्वी पंजाब ईधन आपूर्ति संरक्षण अधिनियम , 1949 

1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम II 
पूर्वी पंजाब खेती नाशिकीट रोग तथा हानिकर घास - पात अधिनियम , 1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 4 


54 . 


55 . 


56 . 


57 . 


58 . 


59 . 


60 . 


61 . 


62 . 


63 . 


1949 


64 . 


65 . 


66 . 


67 . 


68 . 


69 . 


70 . 


पूर्वी पंजाब क्षतिग्रस्त क्षेत्र अधिनियम , 1949 
पूर्वी पंजाब खाद संरक्षण अधिनियम , 1949 
पूर्वी पंजाब उन्नत बीज तथा अंकुर अधिनियम , 1949 
पूर्वी पंजाब औषधि ( नियंत्रण ) अधिनियम , 1949 
पूर्वी पंजाब विस्थापित व्यक्ति ( भूमि पुनर्वास ) अधिनियम , 1949 
पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम , 1949 
पंजाब विलयित राज्य ( विधियां ) अधिनियम , 1950 
पंजाब ग्राम उपकर उत्सादन ( कुरी कामिनी ) अधिनियम , 1950 
पंजाब विशेष अधिकरण ( संरचना परिवर्तन ) अधिनियम , 1950 
पंजाब स्थानीय प्राधिकरण जनगणना व्यय अंशदान अधिनियम , 1950 
पंजाब अग्रिम संविदाएं कर अधिनियम , 1951 
पंजाब क्षतिग्रस्त क्षेत्र विकास अधिनियम , 1951 
पंजाब सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 
पंजाब नई राजधानी ( परिधि ) नियन्त्रण अधिनियम , 1952 


1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 10 
1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 15 
1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 19 
1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 30 
1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 36 
1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38 
1950 का पंजाब अधिनियम 5 
1950 का पंजाब अधिनियम 6 
1950 का पंजाब अधिनियम 10 
1950 का पंजाब अधिनियम 19 
1951 का पंजाब अधिनियम 7 
1951 का पंजाब अधिनियम 10 
1952 का पंजाब अधिनियम 11 
1953 का पंजाब अधिनियम 1 


71 . 


72 . 


73 . 


74 . 


75 . 


76 . 


77 . 


162 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


78 . 


79 . 


80 . 


पंजाब अधिभोग अभिधारी ( साम्पत्तिक अधिकारों को निहित करना ) | 1953 का पंजाब अधिनियम 8 
अधिनियम , 1952 
पंजाब आला मलकियत तथा ताल्लुकेदारी अधिकारों की समाप्ति | 1953 का पंजाब अधिनियम IX 
अधिनियम , 1952 
पंजाब भू - घृति सुरक्षा अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 10 
पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 12 
पंजाब रेशम कीड़ा बीज नियन्त्रण अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 17 
पंजाब सिख गुरूद्वारा बोर्ड ( अस्थायी उपबन्ध ) अधिनियम , 1953 1953 का पंजाब अधिनियम 25 
पंजाब स्थानीय प्राधिकारी विधियां ( शक्तियों का प्रयोग ) अधिनियम , | 1953 का पंजाब अधिनियम 34 


81 . 


82 . 


83 . 


84 . 


1953 


85 . 


86 . 


87 . 


88 . 


89 . 


90 . 


91 . 


92 . 


93 . 


94 . 


95 . 


96 . 


97 . 


98 . 


पंजाब गन्ना ( क्रय तथा आपूर्ति विनियमन ) अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 40 
पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 47 
पंजाब टीका अधिनियम , 1953 

1953 का पंजाब अधिनियम 49 
पंजाब मनोरंजन कर ( सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन ) अधिनियम , 1954 1954 का पंजाब अधिनियम 8 
पंजाब राज्य नलकूप अधिनियम , 1954 

1954 का पंजाब अधिनियम 21 
पंजाब विभागीय जांच ( शक्तियां ) अधिनियम , 1955 

1955 का पंजाब अधिनियम 8 
पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम , 1955 

1955 का पंजाब अधिनियम 16 
पंजाब जिला बोर्ड ( कर विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1955 

1955 का पंजाब अधिनियम 27 
पंजाब भू - राजस्व ( विशेष निर्धारण ) अधिनियम , 1955 

1956 का पंजाब अधिनियम 6 
पंजाब औद्योगिक आवासन अधिनियम , 1956 

1956 का पंजाब अधिनियम 16 
पंजाब नगरपालिका ( कर विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1956 

1956 का पंजाब अधिनियम 34 
पंजाब वाद्य ( शोर नियन्त्रण ) अधिनियम , 1956 

1956 का पंजाब अधिनियम 36 
पंजाब विशेष शक्ति ( प्रैस ) अधिनियम , 1956 

1956 का पंजाब अधिनियम 38 
पंजाब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम , 1955 

1956 का पंजाब अधिनियम 40 
पंजाब भूदान यज्ञ अधिनियम , 1955 

1956 का पंजाब अधिनियम 45 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 1 ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 5 
पंजाब चकबन्दी कार्यवाहियां ( विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1957 1957 का पंजाब अधिनियम 6 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 2 ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 7 
औद्योगिक विवाद ( संशोधन तथा विविध उपबन्ध ) ( पंजाब संशोधन ) | 1957 का पंजाब अधिनियम 9 
अधिनियम , 1957 
पंजाब पिछड़ा वर्ग ( कर्जा स्वीकृति ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 17 
पंजाब प्रतिपाल्य अधिकरण ( शक्तियों के प्रयोग का विधिमान्यकरण ) | 1957 का पंजाब अधिनियम 18 
अधिनियम , 1957 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 3 ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 23 
पंजाब विधि ( लागूकरण ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 33 
पंजाब विधि न्यायालय ( विस्तारण ) अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 38 
पंजाब जागीरों का पुनर्ग्रहण अधिनियम , 1957 

1957 का पंजाब अधिनियम 39 
पंजाब राज्य विधानमण्डल ( स्थान – रिक्तकरण ) अधिनियम , 1957 1957 का पंजाब अधिनियम 41 
पंजाब भाण्डागार अधिनियम , 1957 

1958 का पंजाब अधिनियम 2 


99 . 


100 . 


101 . 


102 . 


103 . 


104 . 


105 . 


106 . 


107 . 


108 . 


109 . 


110 . 


111 . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


163 


112 . 


113 


114 . 


115 . 


116 . 


117 . 


118 . 


पंजाब वस्त्र तथा चीनी ( विद्यमान भण्डार ) क्रयकर तथा प्रकीर्ण | 1958 का पंजाब अधिनियम 8 
उपबन्ध अधिनियम , 1958 
पंजाब विद्युत ( शुल्क ) अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 10 
पंजाब संकटग्रस्त व्यक्ति ( कर्जा सुविधाएं ) अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 11 
पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 15 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 4 ) अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 18 
पंजाब बाट तथा माप ( प्रवर्तन ) अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 22 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 5 ) अधिनियम , 1958 

1958 का पंजाब अधिनियम 30 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 6 ) अधिनियम , 1959 

1959 का पंजाब अधिनियम 5 
पंजाब भूमि उद्धार अधिनियम , 1959 

1959 का पंजाब अधिनियम 21 
पंजाब स्थानीय प्राधिकरण ( सहायता प्राप्त विद्यालय ) अधिनियम , 1959 का पंजाब अधिनियम 22 
1959 
पंजाब सहकारी चीनी मिल ( बोर्ड कार्यकाल अतिरिक्त विस्तारण ) | 1959 का पंजाब अधिनियम 27 
अधिनियम , 1959 
पंजाब नए मण्डी - नगर क्षेत्र ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1960 का पंजाब अधिनियम 2 


119 . 


120 . 


121 . 


122 . 


123 . 


1960 


124 . 


125 . 


126 . 


127 . 


128 . 


129 . 


130 


131 . 


132 . 


133 . 


134 . 


पंजाब पंजीकरण विधिमान्यकरण अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 8 
पंजाब निरसन अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 16 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 7 ) अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 23 
पंजाब अव्यापारी कंपनियां अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 25 
पंजाब भू - राजस्व ( अतिरिक्त अधिभार ) अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 38 
पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 39 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 8 ) अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 41 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 9 ) अधिनियम , 1960 

1960 का पंजाब अधिनियम 43 
पंजाब साहूकारी तथा ऋणी संरक्षण विधि ( विस्तारण तथा संशोधन ) | 1960 का पंजाब अधिनियम 44 
अधिनियम , 1960 
पंजाब अनिवार्य सेवा अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 5 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 10 ) अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 8 
पंजाब फल - पौधशालाएं अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 13 
पंजाब ग्राम उपकर ( मलबा ) उन्मूलन अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 17 
पंजाब ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 18 
पंजाब गन्दी - बस्ती क्षेत्र ( सुधार तथा उन्मूलन ) अधिनियम , 1961 1961 का पंजाब अधिनियम 24 
पंजाब निरसन अधिनियम , 1961 

1961 का पंजाब अधिनियम 31 
पंजाब भू - राजस्व विशेष निर्धारण ( छूट ) अधिनियम , 1962 

1962 का पंजाब अधिनियम 7 
पंजाब विधि ( विस्तारण संख्या 11 ) अधिनियम , 1962 

1962 का पंजाब अधिनियम 18 
पंजाब अस्थायी कराधान अधिनियम , 1962 

1962 का पंजाब अधिनियम 19 
पंजाब यात्री तथा माल कराधान ( संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध ) | 1963 का पंजाब अधिनियम 9 
अधिनियम , 1963 
पंजाब भूमि सुधार स्कीम अधिनियम , 1963 

1963 का पंजाब अधिनियम 23 
पंजाब उपहार - माल ( विधि विरूद्ध कब्जा ) अधिनियम , 1963 

1963 का पंजाब अधिनियम 24 


135 . 


136 . 


137 . 


138 . 


139 . 


140 . 


141 . 


142 . 


143 . 


144 . 


145 . 


164 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JULY 7 , 2021 ( ASAR . 16 , 1943 SAKA ) 


146 . 


147 . 


148 . 


149 . 


150 . 


पंजाब थुर तथा सेम भूमि ( सुधार ) अधिनियम , 1963 

1963 का पंजाब अधिनियम 25 
पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास | 1963 का पंजाब अधिनियम 41 
निर्बन्धन अधिनियम , 1963 
पंजाब आयुर्वेदिक तथा युनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम , 1963 1963 का पंजाब अधिनियम 42 
पंजाब नाट्य प्रदर्शन अधिनियम , 1964 

1964 का पंजाब अधिनियम 10 
पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा 1964 का पंजाब अधिनियम 20 
अवशेष अधिनियम , 1964 
पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्य पृथक्करण अधिनियम , 1964 1964 का पंजाब अधिनियम 25 
पंजाब औद्योगिक स्थापना ( राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश तथा | 1965 का पंजाब अधिनियम 14 
आकस्मिक और बीमारी छूट्टी ) अधिनियम , 1965 
पंजाब होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम , 1965 

1965 का पंजाब अधिनियम 16 
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम , 1965 

1965 का पंजाब अधिनियम 17 


151 . 


152 . 


153 . 


154 . 


बिमलेश तंवर , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 
विधि तथा विधायी विभाग । 


9232 - L.R. - H.G.P . , Pkl . 


